निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 235 ) 


23 फाल्गुन 1934 ( श० ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 14 मार्च 2013 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 


11 मार्च 2013 


एस0ओ0 166 , दिनांक 14 मार्च 2013 — जिला पदाधिकारी, सारण , छपरा के पत्रांक -1956 दिनांक 
10 . 08. 2012 के अनुसरण में सारण , छपरा जिला के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार 
निवारण ) अधिनियम- 1989 की धारा- 15 में निहित प्रावधानों के अनुरूप सारण, छपरा जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति 
एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित वादों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री अशोक कुमार प्रसाद , पंजीयन 
संख्या-383 / 1981 को जिनका कार्यकाल जुलाई , 2012 को समाप्त हो चुका था और वे कार्यरत थे उनके द्वारा 
किये गये कार्यों को विनियमित करते हुए जुलाई , 2012 से अगले तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक 


नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है । 


2. उक्त अधिनियम के अर्न्तगत पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझी 


जायेगी । 


3 . इसके लिए उन्हें लोक अभियोजक के दैनिक शुल्क अनुमान्य होगा । 


4 . इन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 मार्च 2013 
5 . इनका यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक माह में लंबित तथा निष्पादित वादों से संबंधित प्रतिवेदन 


जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे। 


6 . अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 एवं नियमावली, 1995 के 
नियम- 4(2 ) के अनुपालनार्थ वर्ष में जनवरी एवं जुलाई माह में इनके कार्यो की लंबित केशों की समीक्षा जिला 


पदाधिकारी तथा निर्देशक अभियोजन द्वारा की जायेगी तथा उन्हें सरकार को प्रतिवदेन समर्पित करना है । 


( सं0सं0 - सी0 / ए0एस0 -3 - 10 / 2009/ 1906 / जे0 ) 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार सिन्हा, 


सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 235-571 + 25 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


